. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 वैशाख , 1938 ( श०) 


संख्या- 322 


राँची , गुरुवार , 


18 मई, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
3 अप्रैल, 2017 


संख्या-4/ स्था .- पद -08- 01/ 2016 का .-5110-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, छूटी के पद पर पदस्थापित 
श्री जामनी कान्त, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 467/ 03 , गृह जिला- हजारीबाग) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II श्री कान्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् पाकुड़ जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 4/ स्था .-पद .-08-01 / 2016 का०-5111 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पद पर 
पदस्थापित श्री राजीव रंजन, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 767 /03, गृह जिला- हजारीबाग ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधा 


II श्री रंजन को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् पाकुड़ जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


___ संख्या - 4/ स्था .- पद .- 08- 01 /2016 का .- 5112-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री संजीव कुमार लाल , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच , गृह जिला - छूटी ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


_____ II श्री लाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एकट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् पाकुड़ जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 4/ स्था .- पद .- 08 - 01/ 2016 का० - 5113-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , पलामू के पद पर 
पदस्थापित श्री रूपेश कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच, गृह जिला- धनबाद ) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ II श्री सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् पाकुड़ जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


____ 2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक -100 / झार - वि . स./1 /2017 दिनांक 
3 अप्रैल , 2017 द्वारा उपर्युक्त स्थानांतरण एवं पदस्थापन पर सहमति प्रदान की गई है । 


3. सम्बन्धित उपायुक्त उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की कार्रवाई 
तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 322 -- 50 


